निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 वैशाख 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 618 ) पटना , मंगलवार , 21 मई 2019 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

24 अप्रील 2019 
सं० 1 स्था० - 34/18- 934/ वि०स० - श्री नवीन , माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव जो वेतन 
स्तर - 12 ( 78800 -209200 ) रूपये में प्रतिमाह - 94 ,100 / - रूपये वेतन पाते हैं को बिहार राज्य सरकारी सेवक लीव ट्रैवल 
कन्सेशन नियमावली - 1986 के तहत् ब्लॉक वर्ष 2018 - 2021 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 8043 , दिनांक 11. 10. 2017 
की कंडिका 3 ( G ) के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के साथ देश के अन्दर पटना से अंडमान निकोबार द्वीप एवं अंडमान 
निकोबार द्वीप से पटना वापसी की यात्रा के निमित्त छुट्टी यात्रा रियायत ( LTC ) भत्ता की सुविधा प्रदान की जाती है । उक्त 
यात्रा के निमित्त दिनांक 18.04.2019 , 22. 04. 2019 एवं 24 . 04. 2019 को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 
दिनांक -19.04. 2019 , 20. 04.2019, 21. 04. 2019 एवं 23.04. 2019 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान 
की जाती है । 

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से , 

दीनानाथ प्रसाद , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 618- 571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


